निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 44 


9 कार्तिक 1940 ( श ० ) 
पटना , बुधवार, 

31 अक्तूबर 2018 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 
भाग -1- ख - मैट्रीकुलेशन, आई0 ए0, आई 0 एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी , 

लॉ भाग -1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस 0 , बी 0 एस 0ई 0 , डीप O- इन 
एड 0 , एम 0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग -5 -बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 

विधेयक । 
भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग-9 विज्ञापन 


भाग-2 बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले 

गये 

विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग -9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


--- 


पूरक - क 


4-5 


2 


बिहार गजट , 31 अक्तूबर 2018 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

23 अक्तूबर 2018 
सं 0 6 / वि ० पत्रा0-24-48 / 2014-3085 / वा 0 कर - श्री प्रवीण कुमार , बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, सम्प्रति राज्य - कर उपायुक्त को Good and Services Tax Network, New Delhi में Assistant Vice 
President के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 14.10.2018 से 13.10.2019 के लिये विस्तारित किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम, उप - सचिव । 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा ) 


अधिसूचना 

12 अक्तूबर 2018 
सं 0 कारा / स्था 0 (चि ० ) 01-03 / 2016 / 7365 -- डा 0 अमरजीत कुमार, नियमित चिकित्सा पदाधिकारी, उपकारा, 
बेनीपुर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में नियमित चिकित्सक के 
रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनि कुमार, उप - सचिव - सह - उप निदेशक (प्र०) । 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


अधिसूचना 

4 अक्तूबर 2018 
सं 0 वि 0 प 0 स्था0-117/2010--- 2083( 2)/ वि 0 प 0 पटना,दिनांक 4/10/2018 --- श्री राम प्यारे सिंह, उप सचिव बिहार 
विधान परिषद् को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 10/9/18 से 13/9/18 तक कुल 4 दिनों की रूपान्तरित 
छुटटी एवं दिनांक 8/9/18 एवं 9/9/18 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम - 
234 के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राम प्यारे सिंह उपर्युक्त छुटटी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे उप सचिव के पद पर बने 


रहते । 


आदेश से , 
अभय कुमार झा , अवर सचिव । 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

28 सितम्बर 2018 
सं 0 1/ स्था 0 ( 2) 204 / 2018–3107 - एम0 जे0 सी 0 संख्या- 1519/2014 प्रमोद कुमार झा बनाम बिहार राज्य एवं 
अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.09.2018 को पारित न्यायादेश एवं बिहार लोक सेवा आयोग के 
पत्रांक- 5 / प्रो0-37-03 / 2018 ( 62) लो 0 से0 आ 0 दिनांक 20.09.2018 के द्वारा प्राप्त विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के 


बिहार गजट , 31 अक्तूबर 2018 


3 


आलोक में श्री प्रमोद कुमार झा , तत्कालीन प्रभारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक 31.10.2017) 
प्रभारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी को दिनांक 21.12.2011 के प्रभाव से (भूतलक्षी प्रभाव से ) जिला गव्य विकास पदाधिकारी के पद 
पर अपुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 / - + ग्रेड पे रू 0 4800 / - में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. यह प्रोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम 0 जे0 सी 0 संख्या -1519 / 2014 में पारित आदेश के आलोक में दिया 
गया है । अतएव इसे पूर्वोदाहरण के रूपमें नहीं माना जायेगा । इस आधार पर किसी अन्य के द्वारा किये गये दावा मान्य नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव । 


- 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

22 अक्तूबर 2018 
सं 0 21 / एस.एस.सी. - 03 / 2016, सा.प्र . 13956 -- सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या -9543 
दिनांक -08.07.2016 में बिहार लोक सेवा अयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पदों की 
सूची में सम्मिलित परिवहन विभाग के “प्रवर्तन अवर निरीक्षक " पद को उक्त सूची से तत्कालिक प्रभाव से विलोपित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
हिमांशु कुमार राय, संयुक्त सचिव । 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन, पटना 


अधिसूचना 

25 अक्तूबर 2018 
सं0 नि ०वि ० / विविध - गृह -130 / 2018-4007 -- माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस 
नं०-22616 / 2018 बिनेश कुमार बनाम् बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 26.04.2018 को आदेश पारित कर मोतिहारी 
थाना कांड संख्या-617 / 2017 का अग्रतर अनुसंधान का प्रभार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ग्रहण करने का आदेश दिया गया 
है । अतः अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तत्कालिक प्रभाव से मोतिहारी थाना कांड संख्या -617 / 2017 के अधिग्रहण एवं 
अनुवर्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 32-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 31 अक्तूबर 2018 


बिहार गजट 


का 


प्राधिकारी 


पूरक ( अ 0 ) 
द्वारा प्रकाशित 


सं 0 कारा / नि 0 को ० ( क )-70 / 2012--7243 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


संकल्प 


10 अक्तूबर 2018 
श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा , मधुबनी सम्प्रति काराधीक्षक (एक अन्य मामले में निलंबित ) 
संलग्न केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के विरूद्ध उनके मंडल कारा, मधुबनी में उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापन के दौरान दिनांक 
11.09.2012 को विचाराधीन बंदी मो 0 साबीर के पलायन के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक 2404 दिनांक 
08.05.2013 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक 4794 दिनांक 03.09.2014 के 
द्वारा "निंदन " एवं " दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड " अधिरोपित किया गया था । अपीलीय 
प्राधिकार - सह - प्रधान सचिव, गृह द्वारा श्री शर्मा के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उक्त दंड को यथावत् रखा 
गया था , जिसे विभागीय ज्ञापांक 6724 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा संसूचित किया गया था । 

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No -922 / 2015 में दिनांक 07.05.2018 को पारित न्यायादेश में 
विभागीय आदेश ज्ञापांक 4794 दिनांक 03.09.2014 एवं विभागीय ज्ञापांक 6724 दिनांक 29.12.2014 को निरस्त करते हुए 
सक्षम प्राधिकार को नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने को स्वतंत्र रखा गया है । माननीय न्यायालय 
के द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 4493 दिनांक 03.07.2018 के द्वारा आदेश ज्ञापांक 
4794 दिनांक 03.09.2014 एवं ज्ञापांक 6724 दिनांक 29.12.2014 को निरस्त किया गया है । साथ ही उक्त न्यायादेश के 
आलोक में श्री शर्मा के विरूद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया । 

मंडल कारा, मधुबनी में दिनांक 11.09.2012 को विचाराधीन बंदी मो 0 साबीर के पलायन की घटना में श्री शर्मा के 
द्वारा लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है । 

श्री शर्मा का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में 
वर्णित है । 


बिहार गजट , 31 अक्तूबर 2018 


5 


4. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक , मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति 
काराधीक्षक (एक अन्य मामले में निलंबित ) संलग्न केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच 
के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय 
कार्यवाही संचालित की जाय । 

इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी 
को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

6. श्री शर्मा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 

7. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य ( गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति 
सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अंजनि कुमार, उप - सचिव - सह - उप निदेशक (प्र०) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 32-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


